रजिस्ट्री सं . डी . ( डो . एन . )-72 


REGISTERED NO. D . ¡D . N .172 


हरवते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड - उप - खण्ड (ii ) 
PART JI - ~- Section 3 - Sub -section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 56] 
No. 56 ] 


नई दिल्ली, बुधवार , फरवरी 19, 1986 / माघ 30, 1907 
NEW DELHI , WEDNESDAY, FEB. 19 , 1986/ MAGHA 30, 1907 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सक 
Separate Paging is given to this Put in order that it may be filed as a 

separate compilation 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 19 फरवरी , 1986 

सं . 144/ 86 -सीमाशुल्क 
का . आ . 61 ( अ ) : - केन्द्रीय सरकार , सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 
(1962 का 52 ) की धारा 7 के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
1589 GI/ 85 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY (PART II- Sec. 3(11)] 


हए , भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं . 226 / 
86 - सीमाशुल्क तारोह 17 अक्तूबर , 1981 में निम्नलिखित संशोधन करती ह , 
अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना में मद (17) और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् 
निम्नलिखित मद और प्रविष्टियं रखी जाएंगी , अर्थात् : 

"(17) बिजली का सामान ; 
(18) सुगंधीय यौगिक और आवश्यक तेल (गैर- एल्कोहाली) 
( 19) अगरबत्तियां और धूप ; 
( 20) तम्बाक उत्पाद । " । 

[ फा . सं . 481/8/ 85- सीमाशुल्क 7 ] 

संदीप जोशी , अवर सचिव 


स्पष्टीकारक टिप्पण : यह अधिसूचना हदराबाद वाय पत्तन से वायु मार्ग से कछ 

अतिरिक्त मदों के निर्यात की अनुज्ञा देती है जो उस 
विमान पत्तन से पहले से निर्यात के लिए अनुज्ञात मदों के 
अतिरिक्त है । 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 19th February, 1986 

No. 144 / 86-CUSTOMS 
S . O . 61 ( E) . - In exercise of the powers conferred by clause ( a ) 
of section 7 of the Customs Act, 1962 ( 52 of 1962 ), the Central 
Government hereby makes the following further amendment in the 
notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
(Department of Revenue ) No. 226 |81-Customs, dated the 17th Octo 
ber, 1981 . namely : 


In the said notification, after item ( xvi) and the entry relating 
thereto , the following items and entries shall be inserted , namely : 

"( xvii) Electrical goods; 
(xviii ) Perfumery compounds and essential oils (non -alcoholic ); 


[ATT II -- EUS 3 ( ii )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(xix ) Aggarbathies and Dhoop; 
(xx ) Tobacco Products." . 

[F . No. 4818|85 -CUS. VJI] 

SANDEEP JOSHI, Under Secy . 
Explanatory Note . This notification permits export by air of 

the additional items from Hyderabad airport in addition 
to the items already being allowed for export from that 
airport . 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVT . OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DELHI- 110064 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI- 110054 , 1986 


